निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1938 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 5 अप्रील 2016 


( सं0 पटना 281) 


सं० प्र03 / स्था0 1 - 02 / 2015 - 1043 ( E) 

पथ निर्माण विभाग 


संकल्प 

11 फरवरी 2016 
विषय - संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 98 ( अठानवे) कनीय अभियंता 

( असैनिक ) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन के संबंध में । 


पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता ( असैनिक ) की सेवा एक वर्ष की अवधि 
के लिए होने का प्रावधान है । प्रत्येक वर्ष संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता ( असैनिक ) का पुनर्नियोजन 
अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा 
है । विभाग द्वारा अवर अभियंत्रण संवर्ग भर्ती नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है, जिसके कारण नियमित नियुक्ति में 
विलंब हो रहा है । 


2. नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 
2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु दिशा -निर्देश निर्गत किया गया था जिसे पुनः सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार , पटना के संकल्प ज्ञापांक 1718 दिनांक 06. 05 . 10 के द्वारा उक्त संकल्प के कंडिका -2 में एक परन्तुक 
जोड़ा गया " परन्तु यह कि विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में तथा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य 
विलंबता की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त के अनुसार संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः एक वर्ष के 
लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए एकरारनामा पुनः संपादित करना होगा और यह संकल्प 
सं0 - 2401, दिनांक 18.07.2007 के आलोक में एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जाएगा ।" 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अप्रील 2016 
3. जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 188 दिनांक 28.01.09 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय 
अभियंता ( असैनिक ) के पद पर नियोजन हेतु अनुशंसित कुल ( 234 + 13) = 247 ( दो सौ सैंतालीस), पत्रांक 7285 
दिनांक 08. 02. 2011 द्वारा 109 (एक सौ नौ) एवं पत्रांक 5266 दिनांक 01. 08 . 2012 द्वारा कुल 46 (छियालीस) का संविदा 
के आधार पर नियोजन विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा किया गया है । कालांतर में विभागीय कार्यालय आदेश सं0 219 
सहपठित ज्ञापांक 6259( ई0 ), दिनांक 03.10.13 द्वारा 37 ( सैतीस ), कार्यालय आदेश सं0 220 सहपठित ज्ञापांक 6260( ई0 ), 
दिनांक 03. 10 . 13 द्वारा 35 (पैंतीस), कार्यालय आदेश सं0 262 सहपठित ज्ञापांक 7085(ई0), दिनांक 19.11. 13 द्वारा 02 
( दो ), विभागीय कार्यालय आदेश सं0 273 सहपठित ज्ञापांक 7783 ( ई0 ), दिनांक 29. 11.13 द्वारा 49 ( उनचास ) एवं 
कार्यालय आदेश सं0 308 सहपठित ज्ञापांक 7790 ( ई0 ), दिनांक 18. 12.13 द्वारा 01 ( एक ) कनीय अभियंता ( असैनिक ) का 
संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया । 


4. विगत वर्ष मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 753 ( ई0 ), दिनांक 28.01. 2015 के 
आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0 19 सहपठित ज्ञापांक 784 ( ई0 ), दिनांक 29. 01 . 2015 द्वारा कुल 117 (एक सौ 
सतरह) कनीय अभियंता ( असैनिक ) का संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया है । वर्तमान में कुल पुनर्नियोजित 
117 (एक सौ सतरह ) कनीय अभियंता ( असैनिक ) में से कुल 98 (अठानवे) कनीय अभियंता ( असैनिक) विभाग में कार्यरत 
हैं , जिनका पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष तक किये जाने का निर्णय लिया गया है । 


आदेश - 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सचिव , बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला 
पदाधिकारी को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी नारायण दास, 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर 
आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


___ 


3 


मधुबनी 


मुगेर 


15. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अप्रील 2016 

परिशिष्ठ - 18 
संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन नियोजित होने वाले 
कुल 98 ( अठानवे ) कनीय अभियंता ( असैनिक ) की सूची: 
क्र० 
नाम गृह जिला 

पदस्थापित स्थान 
सं० 

4 
श्री पंकज कुमार 

बेगूसराय 

नई राजधानी पथ प्रमंडल , पटना 
श्री रूपेश कुमार 

बेगूसराय 

पथ प्रमंडल सं0 - 01 , औरंगाबाद 
श्री हराधन महतो 

धनबाद, झारखड | पथ प्रमडल स0 - 01, जहानाबाद 
श्री सुरेन्द्र चौधरी 

पथ प्रमंडल, दरभंगा 
श्री कुमार राहुल 

पथ प्रमंडल, कटिहार 
श्री चिरंजीवी कुमार सिंह 

दरभंगा 

पथ प्रमंडल , मधुबनी 
श्री पंकज कुमार भारती 

मुजफ्फरपुर 

शाहाबाद पथ प्रमंडल , आरा 
श्री ब्रज बिहारी 

मुजफ्फरपुर 

पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन 
श्री दीपक कुमार 

पटना 

पूर्व बिहार पथ अंचल , भागलपुर 
श्री संजीव कुमार 

सहरसा 

पथ प्रमंडल, भागलपुर 
श्री संतोष कुमार 

बेगूसराय 

पथ प्रमंडल , भागलपुर 
12. श्री राजू कुमार 

पटना 

पथ प्रमंडल, दरभंगा 
13. श्री राकेश कुमार रौशन 

नालंदा 

पथ प्रमंडल , बेगूसराय 
14. श्री मुन्ना कुमार पाण्डेय 

नालंदा 

पथ प्रमंडल , समस्तीपुर 
श्री जीतेन्द्र प्रसाद गुप्ता 

रोहतास 

पथ प्रमंडल , पूर्णियाँ 
16. श्री मुकेश कुमार 

गया 

पथ प्रमंडल सं0 - 1, जहानाबाद 
17. श्री विक्रान्त कुमार ठाकुर 

गया 

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी 
श्री अभिषेक कुमार चौधरी 

पटना 

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी 
19 . श्री अरविन्द कुमार अमर 

बाँका 

पथ प्रमंडल, गोपालगंज 
20 . मो0 सनाउल्लाह हुसैन 

गया 

पथ प्रमंडल, गोपालगंज 
| 21 . श्री रविन्द्र कुमार 

भागलपुर 

पथ प्रमंडल, गोपालगंज 
श्री अरूण कुमार दत्त 

औरंगाबाद 

पथ प्रमडल, सहरसा 
23. श्री राहुल कुमार 

गया 

पथ प्रमंडल, सुपौल 
श्री जयविन्द कुमार रंजन 

नालदा 

पथ प्रमंडल, सुपौल 
श्री अजीत कुमार 

नालंदा 

पथ प्रमंडल, सुपौल 
26. श्री सोमेन्द्र 

पटना 

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , गया 
27. श्री मनोज कुमार 

नालंदा 

पथ प्रमंडल, पिपरा, सुपौल 
28. श्री सुजित कुमार 

पथ प्रमंडल , पिपरा, सुपौल 
29. श्री अशोक प्रसाद सिंह 

रोहतास 

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया 
30. श्री फणीन्द्र कुमार 

भागलपुर 

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , जयनगर 
31. श्री मनीष कुमार चौधरी 

लखीसराय 

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद 
32. श्री अनिल पासवान 

नालदा 

पथ प्रमंडल, कोचस 
33. मो0 अफरोज आलम 

अरवल 

राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर 
34. श्री राम प्रवेश पासवान 

पटना 

वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, 
कटिहार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य 

प्रमंडल , कटिहार । 


18. 


22 . 


24 


25. 


गया 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अप्रील 2016 

गृह जिला 


क्र० 


नाम 


पदस्थापित स्थान 


सं० 


35. 


श्री महेश कुमार दास 


भागलपुर 


| 36. 


37. 


श्री श्याम बिहारी प्रसाद 
श्री राधारमण प्रसाद 
श्री संजय कुमार ज्योति 
श्री संजय पासवान 


रोहतास 
रोहतास 
वैशाली 


4 
वरीय परियोजना अभियंता, विश्व बैंक विशेष 
प्रमंडल, पटना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 

लिमिटेड । 
पथ प्रमंडल, शिवहर 
पथ प्रमंडल, मधुबनी 

पथ प्रमंडल, शिवहर 
वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, 
सहरसा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 

लिमिटेड । 
पथ प्रमंडल संख्या 1, औरंगाबाद 


38 . 


पटना 


40 . 


श्री मुकेश कुमार 


लखीमपुर खीरी, 

उत्तर प्रदेश 


41 


नवादा 


भागलपुर 
हरदोई , उत्तर प्रदेश 

नालदा 


45. 


पटना 
सुपौल 
पटना 
पटना 
कटिहार 
भागलपुर 
लखीसराय 
कटिहार 

सारण 
भागलपुर 
भागलपुर 


51. 


53 


श्री राकेश कुमार 
42. श्री अरूण कुमार मंडल 
43. श्री अरूण कुमार 
44 . श्री राकेश कुमार सिन्हा 

श्री अरशद एकवाल 
| 46. श्री मनोज कुमार 
47. श्री कुमार मनीष 
48. श्री मो0 जमील अहमद 
49 . 

श्री दिनेश प्रसाद मंडल 
50 . श्री अनुपम कुमार 

श्री रमेश कुमार सिंह 
| 52 . श्री अरविन्द कुमार 

| श्री मुकेश कुमार सिंह 
54. श्री रवीन्द्र कुमार मंडल 
55 . 

| श्री मनोज कुमार 
56. श्री जालेन्द्र कुमार 

श्री ओम प्रकाश 
58. | श्री अभिषेक प्रसाद 
| 59 . श्री ब्रजेश कुमार 
| 60 . श्री वीरेन्द्र कुमार मंडल 
| 61 . श्री रंजीत कुमार 
| 62. श्री रणजीत कुमार 
| 63 . श्री देवेन्द्र कुमार 
64. श्री अश्विनी कुमार सिंह 
65 . 

श्री प्रेमचन्द कुमार 
66. श्री गुलशन कुमार 
67 . | श्री अविनाश 
68. | श्री मनोज कुमार 
69. 

| श्री अखिलेश कुमार 
| 70 . श्री दीपक कुमार 
71 . श्री राजीव कुमार शुक्ला 


गया 


रा0 उ0 प0 प्रमंडल, गया 
रा0 उ0 प0 प्रमंडल, लखीसराय 

पथ प्रमंडल , बक्सर 

पथ प्रमंडल, नवादा 
शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा 

पथ प्रमंडल, मधुबनी 
शाहाबाद पथ प्रमंडल , आरा 
वैशाली पथ प्रमंडल , हाजीपुर 

पथ प्रमंडल, खगड़िया 
रा0 उ0 प0 प्रमंडल, खगड़िया 

पथ प्रमंडल, जमुई 
पथ प्रमंडल, बेगूसराय 
पथ प्रमंडल, सीवान 

पथ प्रमंडल , बाँका । 
रा0 उ0 प0 प्रमंडल , मधेपुरा 

पथ प्रमंडल, भभुआ 

पथ प्रमंडल, मधेपुरा 
नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना 
पथ प्रमंडल सं0 - 1 मुजफ्फरपुर 

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ 
पथ अंचल, दरभंगा 

पथ प्रमंडल, बॉका 

पथ प्रमंडल, लखीसराय 
उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर 

रा० उ० प0 प्रमंडल, गया 
पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर 
पथ प्रमंडल सं0 - 01, जहानाबाद 

पथ प्रमंडल, कोचस 
पटनासिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग 

रा० उ0 प0 प्रमंडल, भागलपुर 
वैशाली पथ प्रमंडल , हाजीपुर 


57. 


मधुबनी 
नालंदा 
वैशाली 
भागलपुर 
लखीसराय 
भागलपुर 
भागलपुर 
वैशाली 


नवादा 
बॉका 
गया 
औरंगाबाद 
गया 
मंगेर 
मुजफ्फरपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अप्रील 2016 


क्र० 
सं० 


नाम 


गृह जिला 


पदस्थापित स्थान 


1 


वैशाली 


औरंगाबाद 
पटना 


सहरसा 


72. 
| 73. 
74. 
75 . 
76. 
77 . 
78. 
79. 


बक्सर 


दरभगा 
कटिहार 
समस्तीपुर 
भागलपुर 
भागलपुर 
गोपालगंज 


80. 


81 . 
82. 


83. 


पूर्णियाँ 


84. 


श्री सीमान्त भूषण 
श्रीमती नीतू सिन्हा 
श्री रणधीर कुमार 
श्री राजीव कुमार राजा 
श्री अजय कुमार सिंह 
श्री संतोष कुमार यादव 
श्री कुन्दन कुमार 
श्री चन्दन कुमार मिश्र 
श्री श्याम कुमार मंडल 
श्री कृष्ण कुमार 
श्री अजय कुमार 
श्री मुरली गौतम 
श्री मो0 तवरेज आलम 
श्री रविभूषण दूबे 
श्री गौतम कुमार 
श्री ओमप्रकाश 
श्री विवेक कुमार 
श्री शशिभूषण प्रसाद सिंह 
श्री मो0 करीम रजा 
श्री गुलफाम अंसारी 
मो0 शमशाद आलम 
श्री सुजित कुमार 
मो0 शमशाद अंसारी 
श्री विनय कुमार राय 
श्री सुजीत कुमार 
श्री कुन्दन कुमार 


गया 
रोहतास 


4 
रा0 उ0 प0 प्रमंडल, मुजफ्फरपुर । 
पटनासिटी पथ प्रमंडल , गुलजारबाग 

पथ प्रमंडल, जमुई 
रा0 उ0 प0 प्रमंडल , मधेपुरा 
शाहाबाद पथ प्रमंडल , आरा 

पथ प्रमंडल, मधुवनी 
पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ 
पथ प्रमंडल , दरभंगा 
पथ प्रमंडल , कटिहार 
पथ प्रमंडल , कटिहार 
पथ प्रमंडल, कटिहार 

पथ प्रमंडल , कटिहार 
नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना 

पथ प्रमंडल, कोचस 
पथ प्रमंडल सं0 - 01, औरंगाबाद 
पथ प्रमंडल सं0 - 01, औरंगाबाद 
पथ प्रमंडल सं0 - 01, औरंगाबाद 
नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना 

पथ प्रमंडल , भागलपुर 
पथ प्रमंडल, रोसड़ा, समस्तीपुर 
पथ प्रमंडल सं0 - 1, जहानाबाद 

पथ प्रमंडल, भागलपुर 
वैशाली पथ प्रमंडल , हाजीपुर 

पथ प्रमंडल , समस्तीपुर 
पथ प्रमंडल , डेहरी - ऑन - सोन 
पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर 


85 . 


86. 


अरवल 


गया 


87 . 
88 . 
89. 


रोहतास 
बेगूसराय 

बाँका 
धनबाद, झारखंड 


90. 
91 . 


92. 
93 . 


94. 
95 . 
96. 


पटना 
बाँका 
पटना 
बेगूसराय 

पूर्णियाँ 
साहेबगंज , ( झारखंड) । 


97 . 


| 98 . | श्रीमती सरिता कुमारी 


नालदा 


पथ प्रमंडल , बिहारशरीफ 


( सुधीर कुमार) 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 28 1 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


